रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


ta 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Sm 


ASIA 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 772 ] 
No. 772 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 14 , 2015 / चैत्र 24 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY , ARRIL 14 , 2015 /CHAITRA 24 , 1937 


वित्त मंत्रालय 


MINISTRY OF FINANCE 


( राजस्व विभाग ) 


(Departmentof Revenue) 


( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का 

कार्यालय ) 


(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL 

EXCISE AND CUSTOMS ) 


NOTIFICATION 


अधिसूचना 


कोयम्बतूर, 12 मार्च, 2015 


सं . 01 / 2015 - सीमा - शुल्क ( एन .टी. ) 

का . आ . 1003 ( अ ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की 
धारा 152 खंड ( ए ) के अंतर्गत भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , 
राजस्व विभाग , नई दिल्ली के दिनांक 1 जुलाई, 1994 की अधिसूचना 
संख्या 33 /94 सी. शु . ( एन. टी .) के अधीन अधोहस्ताक्षरी को प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , बी. राजेंद्रन , आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , सीमा शुल्क , कोयम्बतूर एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य , कोयंबत्तूर 
जिला, सूलूर तालुक के पट्टनम ग्राम सर्वेक्षण सं. 299 /2बी के नागमाणिकन 
पालयम को सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 9 के तहत 
100 % निर्यातोन्मुख एकक ( ई. ओ. यु.) के गठन के उद्देश्य से 
भंडारण स्टेशन के रूप में घोषित करता हूं । जैसा कि वाणिज्य 
मंत्रालय , मद्रास निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र , चेन्नई द्वारा अनुमोदित है । 
[ फा . सी . सं. VIII /40/01/ 2015 - सीमा शुल्क नीति ] 

वी . राजेंद्रन , आयुक्त 


Coimbatore , the 12th March , 2015 

No. 1/ 2015- Customs ( N. T. ) 

S . O . 1003 ( E ). - In exercise of the powers 
delegated to the undersigned vide Notification No. 33/ 
94 - Cus(NT), dated 1st July, 1994 by the Government of 
India ,Ministry of Finance, Department of Revenue , New 
Delhi under clause (a ) of Section 152 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), I, V . Rajendran , Commissioner 
of Customs and Central Excise , Coimbatore , hereby 
declare “ SF No . 299/ 2B, Nagamanicken Palayam of 
Pattanam Village of Sulur Taluk in the district of 
Coimbatore in the State of Tamilnadu ” to be the 
warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 
1962 for the purpose of setting up of 100 % Export 
Oriented Unit as approved by the Ministry of Commerce , 
Madras Export Processing Zone, Chennai . 


[ E C . No . VIII / 40 /01/ 2015 - Cus. Pol. ] 


V . RAJENDRAN , Commissioner 


1688GI/ 2015 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


